रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 532 ] 
No. 532 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


5341 GI / 2021 


सी . जी . डी . एल . अ . - 22092021-229866 

- 


CG - DL - E - 22092021-229866 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 –उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 22 , 2021 / भाद्र 31 , 1943 

NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 22 , 2021 / BHADRA 31 , 1943 


कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 

( पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 सितंबर , 2021 

सा.का.नि. 648 ( अ ) – राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड ( 5 ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 में और संशोधन करने 
के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 

1 . 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ , – ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) संशोधन नियम , 2021 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . 

केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 54 में उपनियम ( 11 - ग ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 
रखा जाएगा , अर्थात : 


“ ( 11 -ग ) ( क ) यदि कोई व्यक्ति , जो , सेवाकाल में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में , इस नियम के 
अधीन कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है , सरकारी सेवक की हत्याकारित करने के अपराध या ऐसे किसी 
अपराध कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है , तो ऐसे व्यक्ति को इस संबंध में उसके विरूद्ध 
संस्थित दांडिक कार्य वाहियों की समाप्ति तक कुटुंब पेंशन संदेय नहीं होगी और कुटुंब पेंशन के अन्य पात्र सदस्य , 
यदि कोई हो , को सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से संदेय होगी : 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 

परंतु जहां सरकारी सेवक के / की पति / पत्नी को , सरकारी सेवक की हत्या कारित करने या ऐसे किसी अपराध 
कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है , और उसके परिवार में कुटुंब पेंशन के लिए पात्र अन्य 
सदस्य मृतक सरकारी सेवक की अवयस्क बालक है , ऐसी अवयस्क बालक को कुटुंब पेंशन सम्यक नियुक्त संरक्षक के 
माध्यम से संदेय होगी , और अवयस्क बालक के माता या पिता कुटुंब पेंशन के आहरण के प्रयोजन के लिए नहीं बन 
सकेंगे । 

( ख ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


जहां खंड ( क ) में निर्दिष्टदांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर , संबंधितव्यक्ति , – 

( i ) सरकारी सेवक की हत्या कारित करने या हत्या कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया 
जाता है , तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा और कुटुंब पेंशन के 
अन्य पात्र सदस्य को , यदि कोई हो , कुटुंब पेंशन मिलना जारी रहेगा , 


( ii ) सरकारी सेवक की हत्या कारित करने या हत्या कारित करने के दुष्प्रेरण के आरोप से दोष मुक्त कर 
दिया जाता है , तो ऐसे व्यक्ति को दोष मुक्त होने की तारीख से कुटुंब पेंशन संदेय हो जाएगी और 
कुटुंब पेंशन के अन्य सदस्य को उस तारीख से कुटुंब पेंशन मिलना बंद हो जाएगा : 


परंतु यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य पात्र नहीं था अथवा संबंधित व्यक्ति के दोष मुक्त होने की तारीख 
से पूर्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन का संदाय बंद हो गया था , तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब 
पेंशन , यथास्थिति , सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से अथवा उस तारीख से जिसको 
परिवार के अन्य पात्र सदस्य को पेंशन का संदाय बंद हो गया था , संदेय होगी । 


( ग ) खंड ( क ) और खंड ( ख ) के उपबंध सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी मृत्यु होने पर संदेय 
कुटुंब पेंशन के लिए भी लागू होंगे । ” 


[ फा.सं .1 / 24 / 2019 / पी & पीडब्ल्यू ( ई ) ] 

संजीव नारायण माथुर , संयुक्त सचिव 

के 

टिप्पण : मूल नियम के तहत भारत के राजपत्र के भाग II , खंड 3 , उप खंड ( 1 ) का.आ. 924 दिनांक 1 अप्रैल , 1972 द्वारा 
प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात , निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था , अर्थात : 

1. का . आ . 254 , तारीख 4 फरवरी , 1989 ; 

2. का . आ . 970 , तारीख 6 मई , 1989 ; 

3. का.आ. 2467 , तारीख 7 अक्तूबर , 1989 ; 

4. का . आ . 899 , तारीख 14 अप्रैल , 1990 ; 

5. का . आ . 1454 , तारीख 26 मई , 1990 ; 

6. का . आ . 2329 , तारीख 8 सितंबर , 1990 ; 

7. का . आ . 3269 , तारीख 8 दिसंबर , 1990 ; 

8. का . आ . 3270 , तारीख 8 दिसंबर , 1990 ; 

9. का . आ . 3273 , तारीख 8 दिसंबर , 1990 ; 

10. का . आ . 409 , तारीख 9 फरवरी , 1991 : 

11. का.आ .464 , तारीख 16 फरवरी , 1991 ; 

12. का . आ . 2287 , तारीख 7 सितंबर , 1991 ; 
13. का.आ .2740 , तारीख 2 नवंबर , 1991 ; 
14. सा.का.नि. 677 , तारीख 7 दिसंबर , 1991 ; 
15. सा . का . नि . 39 , तारीख 1 फरवरी , 1992 ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16. सा.का.नि. 55 , तारीख 15 फरवरी , 1992 ; 
17. सा.का.नि. 570 , तारीख 19 दिसंबर , 1992 ; 
18. का . आ . 258 , तारीख 13 फरवरी , 1993 ; 
19. का . आ . 1673 , तारीख 7 अगस्त , 1993 ; 

20. सा.का.नि. 449 , तारीख 11 सितंबर , 1993 ; 
21. का . आ . 1984 , तारीख 25 सितंबर , 1993 ; 
22. सा.का.नि. 389 ( अ ) , तारीख 18 अप्रैल , 1994 ; 
23. का . आ . 1775 , तारीख 19 जुलाई , 1997 ; 
24. का . आ . 259 , तारीख 30 जनवरी , 1999 ; 
25. का.आ .904 ( अ ) , तारीख 30 सितंबर , 2000 ; 
26. का.आ .717 ( अ ) , तारीख 27 जुलाई , 2001 ; 
27. सा.का.नि. 75 ( अ ) , तारीख 1 फरवरी , 2002 ; 
28. का . आ . 4000 , तारीख 28 दिसंबर , 2002 ; 
29. का . आ . 860 ( अ ) , तारीख 28 जुलाई , 2003 ; 
30. का.आ .1483 ( अ ) , तारीख 30 दिसंबर , 2003 ; 
31. का.आ .1487 ( अ ) , तारीख 14 अक्तूबर , 2005 ; 
32. सा . का . नि 723 ( अ ) , तारीख 23 नवंबर , 2006 ; 
33. का.आ .1821 ( अ ) , तारीख 25 अक्तूबर , 2007 ; 
34. सा.का.नि 258 ( अ ) , तारीख 31 मार्च , 2008 ; 
35. का.आ. 1028 ( अ ) , तारीख 25 अप्रैल , 2008 ; 


36. का . आ . 829 ( अ ) , तारीख 12 अप्रैल , 2010 ; 
37. सा . का . नि 176 , तारीख 11 जून , 2011 ; 

38. सा.का.नि 928 ( अ ) , तारीख 26 दिसंबर , 2012 ; 

39. सा.का.नि 938 ( अ ) , तारीख 27 दिसंबर , 2012 ; 
40. सा.का.नि 103 ( अ ) , तारीख 21 फरवरी , 2014 ; 
41. सा.का.नि 138 ( अ ) , तारीख 3 मार्च , 2014 ; 
42. सा . का . नि 233 ( अ ) , तारीख 28 मार्च , 2014 ; 
43. सा.का.नि 628 ( अ ) , तारीख 1 सितंबर , 2014 ; 
44. सा.का.नि 232 ( अ ) , तारीख 30 मार्च , 2015 ; 
45. सा.का.नि 962 ( अ ) , तारीख 30 सितंबर , 2016 ; 
46. सा.का.नि 12 ( अ ) , तारीख 4 जनवरी , 2019 ; और 
47. सा.का.नि 673 ( अ ) , तारीख 19 सितंबर , 2019 
48. सा.का.नि 360 ( अ ) , तारीख 31 मई , 2021 


3 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC . 3 ( 1 ) ] 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

( Department of Pension and Pensioners ' Welfare ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 22nd September , 2021 

G.S.R. 648 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 
148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor - General of India in relation to persons 
serving in the Indian Audit and Accounts Department , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , namely : 


1. Short title and commencement . - ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Services ( Pension ) , 
Amendment , Rules , 2021 . 

( 2 ) 

They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , in rule 54 , for sub - rule ( 11 - C ) , the following sub - rule shall be 
substituted , namely : 


" ( 11 - C ) ( a ) Where a person , who , in the event of death of a Government servant while in service , is eligible to 
receive family pension under this rule , is charged with the offence of murder of the Government servant or for 
abetment of the commission of such an offence , the family pension shall not be payable to such person till the 
conclusion of the criminal proceedings instituted against him in this behalf and the family pension shall be 
payable to other eligible member of the family , if any , from the date following the date of death of the 
Government servant : 


Provided that where the spouse of the Government servant is charged with the offence of murder of the 
Government servant or for abetment of the commission of such an offence and the other member of the family 
eligible for family pension is a minor child of the deceased Government servant , the family pension to such 
minor child shall be payable through a duly appointed guardian , and the mother or father of the minor child shall 
not act as guardian for the purpose of drawal of the family pension . 

( b ) Where on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause ( a ) , the person concerned , - 

is convicted for the murder or abetment of the murder of the Government servant , such person shall 
be debarred from receiving the family pension and the same shall be continued to be paid to other 
eligible member of the family , if any ; 


( ii ) is acquitted of the charge of murder or abetment of the murder of the Government servant , the family 
pension shall become payable to such person from the date of such acquittal and the family pension to 
other member of the family shall be discontinued from that date : 


Provided that if there was no other eligible member of the family or the family pension ceased to be payable 
to the other eligible member of the family before the date of acquittal of the person concerned , the family 
pension shall be payable to such person from the date following the date of death of the Government 
servant or from the date on which the family pension ceased to be payable to the other eligible member of 
the family , as the case may be . 


( c ) The provisions of clause ( a ) and clause ( b ) shall also apply for the family pension becoming payable on the 
death of a Government servant after his retirement . " 


[ F.NO.1 / 24 / 2019 - P & PW ( E ) ] 

SANJIV NARAIN MATHUR , Jt . Secy . 


NOTE The principal rules were published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) vide number 
S.O.934 , dated the 1st April , 1972 and subsequently amended vide the following notifications , namely : 

1. S.O.254 , dated the 4th February , 1989 ; 

2. S.O.970 , dated the 6th May , 1989 ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. S.O.2467 , dated the 7th October , 1989 ; 
4. S.O.899 , dated the 14th April , 1990 ; 
5. S.O.1454 , dated the 26th May , 1990 ; 

6. S.O.2329 , dated the 8th September , 1990 ; 

7. S.O.3269 , dated the 8th December , 1990 ; 
8. S.O.3270 , dated the 8th December , 1990 ; 
9. S.O.3273 , dated the 8th December , 1990 ; 
10. S.O.409 , dated the 9th February , 1991 ; 
11. S.O.464 , dated the 16th February , 1991 ; 
12. S.O.2287 , dated the 7th September , 1991 ; 
13. S.O.2740 , dated the 2nd November , 1991 ; 
14. G.S.R.677 , dated the 7th December , 1991 ; 
15. G.S.R.39 , dated the 1st February , 1992 ; 
16. G.S.R.55 , dated the 15th February , 1992 ; 

17. G.S.R.570 , dated the 19th December , 1992 ; 
18. S.O.258 , dated the 13th February , 1993 ; 
19. S.O.1673 , dated the 7th August , 1993 ; 

20. G.S.R.449 , dated the 11th September , 1993 ; 

21. S.O.1984 , dated the 25th September , 1993 ; 

22. G.S.R.389 ( E ) , dated the 18th April , 1994 ; 

23. S.O.1775 , dated the 19th July , 1997 ; 
24. S.O.259 , dated the 30th January , 1999 ; 

25. S.O.904 ( E ) , dated the 30th September , 2000 ; 

26. S.O.717 ( E ) , dated the 27th July , 2001 ; 

27. G.S.R.75 ( E ) , dated the 1st February , 2002 ; 
28. S.O.4000 dated the 28th December , 2002 ; 


29. S.O.860 ( E ) , dated the 28th July , 2003 ; 

30. S.O.1483 ( E ) , dated the 30th December , 2003 ; 


31. S.O.1487 ( E ) , dated the 14th October , 2005 ; 
32. G.S.R.723 ( E ) , dated the 23rd November , 2006 ; 
33. S.O.1821 ( E ) , dated the 25th October , 2007 ; 

34. G.S.R.258 ( E ) , dated the 31st March , 2008 ; 

35. S.O.1028 ( E ) , dated the 25th April , 2008 ; 

36. S.O.829 ( E ) , dated the 12th April , 2010 ; 

37. G.S.R.176 , dated the 11th June , 2011 ; 

38. G.S.R.928 ( E ) , dated the 26th December , 2012 ; 

39. G.S.R.938 ( E ) , dated the 27th December , 2012 ; 

40. G.S.R.103 ( E ) , dated the 21st February , 2014 ; 
41. G.S.R.138 ( E ) , dated the 3rd March , 2014 ; 

42. G.S.R.233 ( E ) , dated the 28th March , 2014 ; 

43. G.S.R.628 ( E ) , dated the 1st September , 2014 ; 

44. G.S.R.232 ( E ) , dated the 30th March , 2015 ; 


45. G.S.R.962 ( E ) , dated the 30th September , 2016 ; and 

46. G.S.R.12 ( E ) , dated the 4th January , 2019 . 


47. G.S.R 673 ( E ) , dated the 19th September , 2019 . 

48. G.S.R 360 ( E ) , dated the 31st May , 2021 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


5 


SURENDER 
MAHADASAM 
Date : 2021.09.22 16 : 21 : 38 + 05'30 ' 

Digitally signed by SURENDER 
MAHADASAM 


